216 


HARYANA GOVT. GAZ , APRIL 28, 1992 (VYSK . 8 , 1914 SAKA ) 


( PART 1 


HARYANA RAJ BHAVAN 


The 15th April , 1992 
No. HRB - AU -14 (1)(1)-87.- In partial modification of the notification No. HRB - AU -14 (1) (1)-87, 
dated 21st March , 1991, the date of nomination of Dr. B. S. Khanna , Professor (Retd.), Public Adminis 
tration . Panji b University , Kcthi No. 711, Sector 11, Chardigrih as a member of the Executive Council of 
the Kurukshetra University, nominated by the Hon ble Chancellor may be treated as 21st April, 1991 
instead of 21st March , 1991 . 

URVASHI GULATI , 
Dated Chandigarh , 

Secretary to Governor , Haryana & to 
the 11th March , 1991 . 

Chancellor , Kurukshetra University . 
HOME DEPARTMENT 


The 20th April , 1992 
No. 9602 / D -4. — Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land specified 
below , is needed by the Government, at public expense , for a public purpose , namely, for the construction 
of building for Police Station , Pataudi and family quarters for the staff of police station , Pataudi, 
tahsil Pataudi, district Gurgaon , it is hereby notified that the land in the locality specified below is 
nceded for the above purpose . 

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act. 
1894. for the information of all to whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aferesaid section , the Governor of Haryana hereby 
authorises the officers with their servants ard workmen for the time being engaged in the undertaking , 
to enter upon and survey any land in the locality and to do all other acts required or permitted by 
that section . 


Any persons intercsi ed , who has any objection to the acquisition of the land in the locality, may, 
within a period of thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette or in 
two daily newspa ers circulating in the locality of which atleast one shall be in the regional language , 
or publicity in the locality, whichever is later, file an objection in writing before the Sub -Divisional 
Officer (Civil )-cum - Land Acquisition Collector, Gurgaon , district Gurgaon . 


The plans of the land may be inspected in the office of Sub -Divisional Officer (Civil)-cum 
Land Acquisition Collector , Gurgaon , district Gurgaon . 


SPECIFICATIONS 


District 


Tehsil 


Viilage 


Area 


Khasra No. 


Area 


Gurgaon 


Pataudi 


4 Acres 


36 


K. 


M. 


Pataudi, 
H. B. No. 1 


32 


00 


27/1 Min 
East South 


TIRLOCHAN SINGH , 
Secretary to Government, Haryana , 

Home Department . 


LATE NOTIFICATIONS 


Part I) 


HARYANA GOVT GAZ., APRIL 28 , 1992 ( VYSK.8, 1914 SAKA) 


217 


गृह विभाग 


दिनांक 20 अप्रैल , 1992 


संख्या 9602/ डी -4.-- चूंधि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा , 
सकारी सर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् तहसील पाटोदी , जिला गुड़गांवा में थाना पाटोदी के भवन तथा पुलिस 
थाना पाटदी के कर्मचारियों के लिए रिहायशी क्वाटरों के निर्माण के लिए अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया 
जाता है कि निम्नलिखित परिक्षेत्र में विनिर्दिष्ट भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की 
जानकारी के लिये की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे 
अधिकारियों को उनके सेवकों तथा कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में किसी भी भूमि प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा 
अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 


कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई प्राक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपत्र 
में या दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन जो कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से , जो 
भी बाद में हो, तीम दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, गड़गांवा जिला गड़गांवा के 
सन्मुख लिखित रूप से दायर कर सकता है । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलेक्टर, गड़गांवा, जिला गुड़गांवा के 
कार्यालय में किया जाता है । 

विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


खसरा 


संख्या 


क्षेत्रफल 


क्षेत्रफल 
( एकड़ों में ) 


कनाल 


मरला 


गइगांवा 


पाटोदी 


पटोदी 


4 


36 


32 


27/1 मिन 
पूर्व दक्षिण 


त्रिलोचन सिंह , 


सचिव , हरियाणा सरकार , 


गृह विभाग । 


